रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


Gama 


REGD. NO . D. L.-33004 /99 


शकि 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (i ) 
PART II — Section 3 – Sub - section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 243 ] 
No. 243 ] 


नई दिल्ली , सोमवार , मई 20 , 2013 / वैशाख 30 , 1935 
NEW DELHI, MONDAY, MAY 20 , 2013 /VAISAKHA 30 , 1935 


वित्त मंत्रालय 
( आर्थिक कार्य विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 20 मई , 2013 
सा . का. नि . 323 ( अ ). — केन्द्रीय सरकार , सरकारी बचत बैंक अधिनियम , 1873 ( 1873 का 5 ) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए , डाकघर बचत खाता नियम , 1981 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात् : 

1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डाकघर बचत खाता ( संशोधन ) नियम , 2013 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. डाकघर बचत खाता नियम , 1981 ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है ) के नियम 4क के स्थान पर निम्नलिखित 
नियम रखा जाएगा , अर्थात् : 

" 4क ( 1 ) आधार बचत खाता और उनसे संबंधित विषय . — नियम 4 और नियम 5 में किसी बात के होते हुए भी , और केन्द्रीय 
और राज्य सरकारों की विभिन्न स्कीमों के अधीन विभिन्न सरकारी लाभों के अंतरण के संदाय को सुकर बनाने के उद्देश्य से किसी ऐसी स्कीम के 
लाभार्थी आधारीय बचत खाता खोल और प्रचलित कर सकेंगे तथा ऐसे खातों के खोलने के लिए अपेक्षित जमा और उनसे संबंधित अन्य विषय 
नीचे सारणी में यथाविनिष्टि होंगे , अर्थात् : 
खाते का कौन खाता खोल सकेगा खाता खोलने उन खातों जमा का प्रकार खाते में रखा कौन खाते को प्रचालित कर 

के लिए 

की संख्या जो खाते में किया जाने वाला सकेगा 
अपेक्षित जमा जो खोले जा सकता है न्यूनतम 
जा सकते हैं 

अतिशेष 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) 

( 7 ) 
आधार (i ) किसी सरकारी कल्याण कुछ नहीं 

नियमों के अधीन कुछ नहीं ( i ) कोई व्यष्टि व्यस्क 
बचत स्कीम का रजिस्ट्रीकृत 

कोई सरकारी लाभ 

जिसका नाम किसी सरकारी 
खाता वयस्क सदस्य । 

या कोई अन्य जमा 

कल्याण स्कीम के लिए 
( ii ) किसी अवयस्क का 

रजिस्ट्रीकृत है । 
संरक्षक जिसका नाम किसी 

( ii ) किसी अवयस्क का 
सरकारी लाभ के लिए 

संरक्षक जिसका नाम किसी 
रजिस्ट्रीकृत है । 

सरकारी कल्याण स्कीम के 
अधीन रजिस्ट्रीकृत है । 


प्रकार 


एक 


2167 GI/2013 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3 (i) ] 


( 2 ) नियम 4क और नियम 4ख के अधीन खोले गए कोई बचत खाते जो इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से पहले से ही हैं , इन 
नियमों के अधीन कोई आधार बचत खाते समझे जाएंगे । 
3 . उक्त नियम के नियम 4ख का लोप किया जाएगा । 

[ फा . सं. 2/ 6/ 2006 - एन. एस . II ] 

रजत भार्गव , संयुक्त सचिव 
टिप्पण: - मूल नियम सा . का .नि . 663 ( अ ) , तारीख 17 दिसम्बर , 1981 द्वारा भारत के राजपत्र , असाधारण, भाग II , खंड 3 , उप - खंड ( i ) में 

प्रकाशित किए गए थे, और तत्पश्चात् इनमें निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया : 
( 1 ) सा . का. नि . 8 ( अ ) , तारीख 2 जनवरी , 1987%; 
( 2 ) सा . का . नि . 948 ( अ ) , तारीख 2 दिसम्बर , 1987 ; 
( 3 ) सा. का. नि . 5 ( अ ) , तारीख 5 जनवरी , 1989 ; 
( 4 ) सा. का. नि. 430 ( अ) , तारीख 6 अप्रैल , 1989 ; 
(5 ) सा . का. नि . 695 ( अ) , तारीख 17 जुलाई , 1989 ; 
( 6 ) सा . का. नि . 813 ( अ ) , तारीख 4 सितम्बर, 1989 ; 
( 7 ) सा . का. नि . 1001 ( अ ) , तारीख 8 नवम्बर , 1989 ; 
( 8 ) सा . का .नि . 499 ( अ ) , तारीख 8 जुलाई , 19933; 
(9 ) सा . का. नि . 165 ( अ ) , तारीख 28 फरवरी, 2000 ; 
( 10 ) सा . का .नि . 349 ( अ ) , तारीख 10 मई , 2002 ; 
( 11 ) सा . का. नि . 431 ( अ ) , तारीख 14 जून , 2002 ; 
(12 ) सा. का. नि . 587 ( अ ) , तारीख 25 जुलाई , 2003 ; 
( 13 ) सा . का. नि. 286 ( अ ) , तारीख 13 मई , 2005%B 
( 14 ) सा . का. नि . 509 ( अ ) , तारीख 27 जुलाई , 2005%; 
(15 ) सा . का. नि . 481 ( अ) , तारीख 11 जुलाई , 2007 ; 
( 16 ) सा . का. नि . 478 ( अ ) , तारीख 26 जून , 2008 ; 
( 17 ) सा. का . नि . 611 ( अ ) , तारीख 26 अगस्त , 2008 ; 
( 18 ) सा . का. नि . 748 ( अ ) , तारीख 13 अक्तूबर , 2009 , 
( 19 ) सा. का. नि. 882( अ ) , तारीख 3 नवम्बर , 2010 ; और 
( 20 ) सा . का . नि . 926 ( अ ) , तारीख 24 दिसम्बर , 2012 । 


MINISTRY OF FINANCE 


(Department of Economic Affairs ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 20th May, 2013 


G . S . R . 323 ( E ). — In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Government Savings Banks Act, 1873 
(5 of 1873), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Post Office Savings Account 
Rules, 1981, namely : 


1 . (1 ) These rulesmay be called the Post Office Savings Account (Amendment) Rules, 2013 . 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 

2 . In Post Office Savings Account Rules, 1981 (hereinafter referred to as the said rules ), for rule 4A , following 
rule shall be substituted , namely : 

“ 4A (1 ) Basic Saving Account and matters connected therewith . — Notwithstanding anything contained in rules 
4 and 5 , and with the objective of facilitating payment of variousGovernment benefits transferred under different 
schemes of Central and State Governments, the beneficiaries of any such schememay open and operate Basic 


[ 411 II - 005 3 ( i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Saving Account and the Deposits required for opening of such account, etc . and other matters connected 
therewith shall be specified in the Table below , namely : 


Type of 
Account 


Who may open the 
account 


Number 


Who may operate 
the account 


of 


Deposit 
required 
for 
opening of 
account 


accounts 
that can 
be opened 


Type of 
deposits that 
can be made 
into the 
account 


Minimum 
balance 
to be 
maintained 

in the 
account 


ll can 


1 


2 


4 


Nil 


One 


Basic 
Saving 
Account 


Any Government Nil 
benefit or any 
other deposit 
under the rules. 


(i) Registered adult 
member of any 
Government 
Welfare Scheme. 
( ii) Guardian of a 
minor whose name 
is registered for any 
Government Benefit . 


(i) An individual 
adult whose name 
is registered for 
any Government 
Welfare Scheme. 
( ii ) A guardian of 
any minor whose 
name is registered 
under any 
Government 
Welfare Scheme. 


( 2 ) Any Savings Account opened under rules 4A and 4B as they stood prior to the date commencement of these 
rules shall be deemed to be a Basic Savings Account under these rules.” 
3 . In the said rules, rule 4B shall be omitted . 

[ F. No. 2 /6 /2006 -NS - II ] 

RAJAT BHARGAVA , Jt. Secy. 
Note : The principal rules were published in the Gazette of India , Extraordinary Part II, Section 3, Sub -section (i) vide 

number G . S .R . 663 (E ), dated the 17th December, 1981, and subsequently amended vide number : 
(1) G .S. R . 8 ( E ), dated the 2nd January , 1987 ; 
(2) G .S.R . 948 ( E ), dated the 2nd December, 1987 ; 
(3) G .S.R . 5( E ), dated the 5th January, 1989 ; 
(4) G .S.R . 430 (E ), dated the 6th April, 1989; 
(5) G .S .R . 695 ( E ), dated the 17th July , 1989 ; 
(6 ) G .S.R . 813 (E ), dated the 4th September , 1989; 
(7) G .S.R . 1001 (E ), dated the 8th November, 1989 ; 

G .S . R . 499 (E ), dated the 8th July, 1993; 
(9) G .S. R . 165 ( E ), dated the 28th February, 2000 ; 
( 10 ) G .S . R . 349(E ), dated the 10th May, 2002; 
(11) G .S . R . 431( E ), dated the 14th June, 2002; 
(12) G .S . R . 587 (E ), dated the 25th July , 2003; 
(13) G .S .R . 286 (E ), dated the 13th May, 2005 ; 
(14 ) G .S.R . 509 (E ), dated the 27th July, 2005 ; 
( 15 ) G .S .R . 481(E ), dated the 11th July, 2007 ; 
(16 ) G .S . R . 478 (E ), dated the 26th June, 2008 ; 
(17) G .S.R .611(E ), dated the 26th August , 2008 ; 
(18 ) G .S.R . 748 (E ),dated the 13th October, 2009; 
(19) G .S .R . 882 (E ), dated the 3rd November, 2010 ; and 
(20 ) G .S .R . 926 ( E ), dated the 24th December, 2012 . 


Printed by the Manager , Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


